REGISTERE :) NO . D . ( U. N.) 127 राजस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )- 127 


. 


. 


A 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Fadia . 


- 


EXTRAORDINARY 


शिक ग्रन्थ 
(TTF AT LI 


... 


At 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) nd .. 
PART II - Section 3 - Sub -Section ( 

Y A 

. . ..COVT. OF : 
शाधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY : .. भारत सरकार 


IND A . * 


AUTHORII 
FOTO 


- 


- 


- 


. . - - . 


- ...... . 


सं . 509 ] 
No. 509] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 1987/ आश्विन 16, 1909 
NEW DELHI , THURSDAY, OCTOBER 8, 1987/ ASAVINA 16, 1909 


.. . - 


- - - - - 


nternmhan - d - - -- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जानी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed ss 

a separate compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली , 8 अक्तूबर, 1987 

अधिसूचना 

आय- कर 
का . आ . 894( अ ). --- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय- कर नियम , 1962 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात: - - 
__ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर ( सातवां संशोधन ) नियम, 1987 है । 
87 /1326/ GI 

(1) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II --- Sec. 3(11)] 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. आय- कर नियम , 1962 के नियम 48ठ के उपनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : --... 

“ ( 2 ) प्ररूप सं . 37 में कथन, समुचित प्राधिकरण को दो प्रतियों में ,- - 


( क ) 30 अक्तूबर, 1987 के पूर्व उस मामले में दिया जाएगा जिसमें अंतरण के 

लिए करार "बंगलौर महानगर क्षेत्र " और " अहमदाबाद शहरी विकास क्षेत्र " 
में समाविष्ट क्षेन्नों में तथा अहमदाबाद शहर में समाविष्ट क्षेत्रों में जो भारत 
सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं . का . आ . 835 ( अ ) , तारीख 
21- 9- 1987 में निर्दिष्ट है, अध्याय 20ग के प्रवृत्त होने के पूर्व किया जाता है ; 


( ख ) ऐसी तारीख से जिसको अध्याय 20ग के उपबंध खंड ( क ) में निर्दिष्ट 

क्षेत्रों से भिन्न किसी क्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं , 15 दिन की समाप्ति के पूर्व उस 
मामले में दिया जाएगा जिसमें अंतरण के लिए फरार ऐसी तारीख के पूर्व 
किया जाता है ; और 


( ग ) ऐसी तारीख से जिसको अंतरण के लिए करार किया जाता है, 15 दिन की 

समाप्ति के पूर्व ऐसे मामलों में दिया जाएगा जो खंड ( क ) और खंड ( ख ) 
के अंतर्गत नहीं आते हैं । " , 

___ [सं . 7571/ फा . सं . 134/9/ 87-टीपी एल ] 
का० के० मित्तल , निदेशक ( टी . पी . एल ) 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 
New Delhi , the 8th October , 1987 . 

NOTIFICATION 

Income- Tax 
S . O . 894 (E ). . - In exercise of the powers conferred by section 295 of tho 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby 
makes the following rules further to amend the Income -tax Rules , 1962 , 
namcly : 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Income-tax ( Seventh Amendment) 

Kules, 1987 . 


[HT II 3 ( ii)] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - - _ -. . . - 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in tho 

Oficial Gazette . 


2 . In thc Income-tax Rules , 1962, in rule 48L , for sub -rulu ( 2 ), the follow 
ing sub- rule shall be substituted , namely : 

" (2 ) The statement in Form No. 37 - 1 shall be furnished , in duplicate , 

to the appropriate authority 


( a ) before the 30th day of October , 1987 , in a case where the agrec 

ment for transfer is entered into before the coming into force of 
Chapter XXC in the areas comprised in the " Bangalore Metro 
politan Region " , and " Ahmedabad Urban Development Area " 
and the areas comprised in the city of Ahmedabad , as referred to 
in the notication of the Government of India in the Department 
of Revenuc No. S . O . 835 ( E ) dated 21- 9 - 1987 ; 


chapter XXC in is entered into 1987, in a case 


(b ) before the expiry of 15 days from the date on which the provisions 

of Chapter XXC come into force in any areas , other than tho 
arcas referred to in clause (a ), where the agreement for transfer 
is entered into before such date ; and 


(c ) before the expiry of 15 days from the date on which the agreement 

for transfer is entered into , in cases not covered by clauses (A ) 
and (b )." . 


[No. 7571 |F . No . 1341987- TPL .] 
K . K . MITTAL , Director ( T .P .L .) , 

Central Board of Direct Taxos. 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDLA PRESS, RING ROAD , NEW DELET - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054 , 1987 


